निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 आषाढ़ 1932 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 25 जून 2010 


( सं० पटना 423 ) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

8 अप्रील 2010 
सं0 अ0सं0क0- 10 -02/ 2010- 1813 — अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार के पत्रांक एन0 
12 / 11/ 2008- वक्फ , दिनांक 19 जनवरी 2010 के द्वारा केन्द्र सरकार ने वक्फ बोर्खे के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकरण करने 
हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक योजना आरंभ की है जो शत प्रतिशत केन्द्रीय सम्पोषित है । इस योजना के 
कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय , भारत सरकार के निदेशानुसार निम्न प्रकार राज्यस्तरीय समन्वय 
समिति का गठन किया जाता है: 
( 1 ) सचिव , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

अध्यक्ष 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड 

सदस्य 
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड 

सदस्य 
सचिव , सूचना एवं प्रावैधिकी या उनके प्रतिनिधि 

सदस्य 
( 5) प्रबंध निदेशक , बेल्ट्रान या उनके प्रतिनिधि 

सदस्य 
प्रभारी एन0आई0सी0 या उनके प्रतिनिधि 

सदस्य 
सैयद शाह मुहम्मद सैफुद्दीन फिरदौसी 
बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य 

सदस्य 
( 8 ) वक्फ मामलों के प्रभारी उप सचिव 

सदस्य - सचिव 
2 . यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 135 दिनांक 6 अप्रील 2010 को विलोपित किया जाता है। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

डॉ0 एम0 ए0 एजाजी, 
सरकार के उप- सचिव। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 423- 571 +100- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


